निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 489 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2011 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

4 अगस्त 2011 
सं0 वन्य प्राणी- 06 / 07 - 348 (ई0 ) प०व० - वन्य प्राणी ( संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53 ) संशोधन 
2006 की धारा 38 - v के निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य में बाघों की आवास तथा उनके भोज्य जीवों की 
सुरक्षा एवं संरक्षण के अनुश्रवण करने एवं एतद् संबंधित कार्यों के समन्वय हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के अन्र्तगत 
बिहार बाघ संरक्षण संचालन समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है: 
( क ) विकास आयुक्त 

अध्यक्ष 
( ख ) पदाधिकारी सदस्यः 
(i) सरकार के प्रधान सचिव / सचिव 

सदस्य 
पर्यावरण एवं वन विभाग 
(ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार 

सदस्य 
| (iii) अपर पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ) 

सदस्य 
( iv) वन संरक्षक - सह - क्षेत्र निदेशक 

सदस्य 
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना , बेतिया 
| (v ) जिला पदाधिकारी प० चम्पारण , बेतिया 

सदस्य 
| ( ग ) वन्यप्राणी संरक्षण के विशेषज्ञः 
(i) श्री सहदेव झा , भा०व०से० ( से०नि० ) पूर्व 

सदस्य 
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक तथा प्रधान 

मुख्य वन संरक्षक , बिहार | 
(ii) श्री सुनील कुमार चौधरी , प्रोफेसर, 

सदस्य 
जैव - विविधता संरक्षण केन्द्र , 

तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
( iii ) श्री राकेश कुमार सिंह, डब्लूडब्लू०एफ 

सदस्य 
| ( घ ) राज्य अनुसूचित जनजाति परामर्शदातृ 


सदस्य 
सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2011 
परिषद के सदस्य 
| (i) रिक्त 
( ii ) रिक्त 
( ड.) पंचायती राज्य एवं कल्याण विभाग के 

पदाधिकारी: 
(i) सरकार के प्रधान सचिव / सचिव 

अनुसूचित जाति एवं जन जाति 

कल्याण विभाग 
| (ii) निदेशक पंचायती राज्य विभाग 
( च ) अपर प्रधान मुख्य वन 

संरक्षक - सह - मुख्य - वन्यप्राणी 
प्रतिपालक बिहार 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


2. समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । 
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों अथवा समिति के पुर्नगठन तक रहेगा । 

4. सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को देय सुविधाओं के समकक्ष 
सुविधाएँ देय होगी । 

इस प्रयोजन पर होने वाले व्यय का वहन गैर योजना के वानिकी एवं वन्यप्राणी शीर्ष से विकलित किया 
जाएगा तथा इसका लेखा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार के कार्यालय में संधारित किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामावतार राम , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 489-571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


